निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 चैत्र 1933 ( श ) 
पटना , सोमवार , 28 मार्च 2011 


( सं० पटना 92 ) 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

14 मार्च 2011 
सं. 1 / रा . स्था . ( 7) नियुक्ति - 09 / 2010 सह. - 1258 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 48वीं से 52वीं 
सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक प्रभाग , वर्ग - 2 समूह ख ) के 
अन्तर्गत सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनका 
स्थायी अथवा अस्थायी पता से चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है ) को अधोलिखित शर्तों के साथ 
वेतनमान रू . 9300 - 34,800 ( पे बैंड - 2 ) + ग्रेड वेतन रू . 4800 में राज्य सरकार द्वारा उस पर समय - समय पर 
स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ औपबंधिक रुप से अगले छ: माह के लिए सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के 
रूप में प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के सामने स्तम्भ - 8 में अंकित 
कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है । 

पंचायतों के निर्वाचन के मद्देनजर घोषित आचार संहिता के आलोक में उक्त नियुक्ति / पदस्थापन में राज्य 
निर्वाचन आयोग , बिहार से सहमति प्राप्त की गई है । 

पदस्थापन 
अभ्यर्थी का नाम एवं 

संयुक्त 

आरक्षण पद का 
पिता का नाम तथा । गृह जिला पत्राचार का पता जन्म तिथि 

मेघाक्रम 

कोटि 
स्थायी पता 

कार्यालय 

एवं स्थान 
2 3 4 

5 6 

7 
सुश्री लवली 

औरंगाबाद सुश्री लवली 487 06.04. 1983 पिछड़ा सहायक 
पिता - सेक्टर - 8A 

वर्ग की निबंधक, 
श्री सत्यादेव होस्टल, ब्लॉक 

महिला सहयोग 
विश्वकर्मा A क्वाटर नं . 

समितियाँ, 
ग्राम - कनाप – 213, बोकारो 

समस्तीपुर 
पोस्ट – कनाप स्टील सिटी, 

अंचल, 
थाना - दाउदनगर बोकारो, झारखण्ड 

समस्तीपुर । 
जिला - औरंगाबाद, 

827009 
824120 


8 


सामान्य 
कोटि 
(विकलांग ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 मार्च 2011 
श्री हीरा लाल नाग , सिमडेगा । श्री हीरा लाल 791 12.05. 1976 
पिता - स्व. चुनिया झारखण्ड 

नाग 
नाग 

द्वारा - श्री जयंत 
ग्राम - रब्वाई 

टोप्पो, करमटोली 
पो0 - जितुटोली 

चौक , बुटी रोड , 
सिमडेगा ( झारखण्ड ) 
835201 

( झारखण्ड ) 
834008 


सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ , 
झंझारपुर 
अंचल , 
झंझारपुर 
( मधुबनी) 


राँची 


1. उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ अगले छ: माह के लिए की जाती है 
कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होने पर उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर 
दी जायेगी । छ: माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन औपबंधिक 
रुप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छ: माह के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर विस्तारित किया 
जायेगा । 

2. अभ्यथियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण - पत्र / अन्य प्रमाण - पत्रों की संपुष्टि में यदि कोई प्रतिकूल 
प्रतिवेदन प्राप्त होता है , तब उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक 
विधिक कार्रवाई भी की जायेगी तथा भुगतान की गयी राशि, प्रशिक्षण पर हुए व्यय के साथ इनसे वसूलनीय होगी । 

3. औपबंधिक रुप से नियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी / जिला सहकारिता पदाधिकारी के मार्ग 
दर्शन में अपने कार्यालय कार्यो का निष्पादन करेंगे । 

4. औपबंधिक रुप से नवनियुक्त अभ्यर्थियों को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया 
जा रहा है , जिसे मूलरूप में ही प्रस्तुत कर भार त्यागी / जिला सहकारिता पदाधिकारी से प्रभार ग्रहण करेंगें अन्यथा 
संबंधित भारत्यागी पदाधिकारी उन्हें प्रभार नहीं सौंपगें । 

5. निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के द्वारा बिहार सहकारिता सेवा नियमावली के नियम - 37 के 
अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार औपबंधिक रुप से नियुक्त सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ 
प्रशिक्षण में रहेंगे और इसी दौरान अपने नियंत्री पदाधिकारी के अधीन सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए 
संबद्ध रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

__ _ एस . के . नेगी , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 92- 571 + 10- डी0टी0पी01 

Website : http :// egazette. bih.nic.in 


